रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 . - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 219 ] 
No . 219 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 17, 2000 / चैत्र 28 , 1922 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17 , 2000 /CHAITRA 28 , 1922 


- 


- 


D 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 अप्रैल , 2000 

सं. 44 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 337 ( अ ). - -सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2933. 29 के 

अंतर्गत आने वाले चीन गणराज्य में मूलतः उत्पादित या से निर्यात किए गए मैट्रोनाइडाजोल के आयात के मामले की बाबत 
पदाभिहित प्राधिकारी के भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग I, खंड 1, तारीख 21 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक 
निष्कर्षो से इस निर्णय पर पहुचे हैं कि 

( क ) चीन गणराज्य में मूलतः उत्पादित या से निर्यात किए गए सामान्य से नीचे मूल्य पर भारत को निर्यातित 
मैट्रोनाइडाजोल के परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ; 

( ख) भारतीय उद्योग की तात्विक क्षति हुई है ; 
( ग ) यह क्षति विषयगत देशों से आयात के कारण हुई है ; 

अतः अब, केंद्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित पस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और 
संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) नियम , 1995 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 
की धारा 9क की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पदाभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर चीन 
गणराज्य में मूलतः उत्पादित या से निर्यातित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं . 2933. 29 
के अंतर्गत आने वाले मैंट्रोनाइडाजोल पर उस दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है जो उक्त आयातित मैट्रोनाइडाजोल 
के प्रति किलोग्राम लैंडेड मूल्य और 519 रुपए के बीच अंतर से संगणित किया जाएगा । 
2. यह अधिसूचना ...... ... अक्तूबर, 2000 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी । 

स्पष्टीकरण -- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, “ लैंडेड मूल्य " से अभिप्रेत है सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1952 
का 52 ) के अधीन यथा अवधारित निर्धारणीय मूल्य और इसमें उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 
और 9ग के अधीन उदग्रहीत शुल्क के सिवाय सभी सीमाशुल्क सम्मिलित है । 

[ फा. सं. 354 /17/ 2000 - टी . आर. यू. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


1107 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th April , 2000 

No. 44 /2000 -CUSTOMS 


G . S. R. 337 (E ). - WHEREAS in the matter of import of Metronidazole falling under the 
sub -heading No . 2933 .29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), 
originating in , or exported from , People s Republic of China , the Designated Authority vide 
its preliminary findings , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part I, Section 1, 
dated the 21st February, 2000 , has come to the conclusion that - 


(a ) Metronidazole, originating in , or exported from , People s Republic of China , has 


been exported to India below normal value , resulting in dumping; 


(b ) the Indian industry has suffered material injury ; 


(c ) the injury has been caused by the dumped irnports from the subject country ; 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by sub - section (2 ) of section 9A of 
the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff ( Identification , 
Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for 
Determination of Injury ) Rules, 1995 , the Central Government, on the basis of the findings of 
the Designated Authority , hereby imposes on Metronidazole falling under the sub -heading 
No . 2933.29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in , or exported 
from , People s Republic of China, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate 
which is to be calculated as the difference between the Rs. 519 /- (Five Hundred and 
Nineteen ) and landed value of such imported Metronidazole per Kilogramme. 


This notification shall be effective upto and inclusive of the 16th day of October , 


2. 
2000 . 


Explanation .- For the purposes of this notification , “ landed value” means the assessable 
value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) and includes all duties of 
Customs except duties levied under sections 3 , 3A , 8B , 9 and 9A of the said Customs Tariff 


Act. 


[F.No. 354 /17/2000 - TRUJ 
PRASHANT KUMAR ŞINHA, Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2000 
सं . 45 / 2000 - सीमाशुल्क 


सा . का . नि . 338 ( अ ). - केंद्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , समान माल पर भारत में उनके विक्रय या क्रय पर तत्समय उद्ग्रहणीय अधिकतम 
विक्रय- कर, स्थानीय कर या किन्हीं अन्य प्रभारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना सं . 18 / 2000 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना की सारणी में , क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और 
प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


क्र . सं . 


माल का वर्णन 


मानक दर 


अध्याय या शीर्ष सं . या 

उपशीर्ष सं . 


(1) 


(4 ) 


" 8क . 


29 


सरकारी अफीम और अल्कालाइड कारखानों द्वारा 
आयात किया गया कोडीन फास्फेट या नारकोटाइन 


कुछ नहीं " । 


[ फा. सं . 345/ 1/ 2000- टी. आर. यू.] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 18 / 2000 - सीमाशुल्क , तारीख : मार्च, 2000 

( सा . का . नि . 170 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2000 ] द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th April , 2000 

No. 45/ 2000- CUSTOMS 


G . S. R . 338 (E).— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 3A of the 
Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975), the Central government, having regard to the maximum 
sales tax, local tax or any other charges for the time being leviable on the like goods on their sale or 
purchase in India , hereby makes the following amendment in the notification of the Government of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (1) ] 


India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18 / 2000 -Customs, dated the 1st 
March , 2000, namely : 


In the said notification , in the Table , after serial number 8 and entries relating 
thereto , the following shall be inserted : 


S.No. 


Description of goods 


Standard rate 


Chapter or 
heading No. or 
sub-heading 
No. 


(3 ) 


Nil 


Codeine Phosphate or Narcotine, imported by 
Government Opium and Alkaloid Factories 


[ F. No. 345/ 1/ 2000- TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy. 


Note : The Principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide 

notification No. 18 / 2000 -Customs, dated the 1st March , 2000 [G .S . R . 170 ( E ). dated the 15 
March , 2000 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


